निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 28 पौष 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 18 जनवरी 2010 


( सं० पटना 55 ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

___ 15 जनवरी 2010 
सं0 4 ( न ) निर्वा० - 1 / 2009 - 300 / न०वि०एवं. आoविo — चूँकि राज्य सरकार ने नवगठित नगर निगम , 
पूर्णियाँ एवं कटिहार , तथा नवगठित नगर परिषद , बीहट , बेनीपुर ( दरभंगा) तथा नवगठित नगर पंचायत , बखरी, 
बलिया , ( बेगूसराय) नौबतपुर एवं विक्रम (पटना) का गठन करने का निर्णय लिया गया है । 

और, चूँकि , वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिकाओं के लिये चुनाव कराना आवश्यक हो गया है ; 

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 ( अधिनियम संख्या 11, 2007) की धारा - 441 द्वारा 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग , बिहार पटना की अनुशंसा पर एतद 
द्वारा उपर्युक्त नगरपालिकाओं के पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान हेतु 14 फरवरी, 2010 तिथि नियत करते है 
तथा अपेक्षा करते है कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की उपबंधों के अनुसार पार्षदों को 
निर्वाचित करें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अशोक कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 55 - 571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website: http ://egazette.bih .nic.in 


